निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 29 


पटना , 


30 आषाढ़ , 1932 ( श ० ) 
बुधवार, 

21 जुलाई , 2010 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


पुर: स 


2-8 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


या 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० एस . बी ० एससी ० . एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

9-11 


भाग -9_विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण। 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


न्यायालय 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 21 जुलाई 2010 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

7 जून 2010 
एस0 ओ0 137 , दिनांक 21 जुलाई 2010 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 (2 ) के द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज 
रूल्स , 1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -250 जे 0, दिनांक 12 जनवरी 
1982 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सुरेन्द्र पांडेय जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, 
को दिनांक 12 जनवरी 2010 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए 
प्राधिकृत करते हैं । 


लेख्य प्रमाणक के 


आवासीय एवं 
व्यवसायिक पता 


लेख्य प्रमाणक पंजी 
में नाम अंकित होने 

की तिथि । 


अहर्ता 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
करने के लिए प्राधिकृत 
किया गया है । 


अभ्युक्ति 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री सुरेन्द्र पांडेय 


अधिवक्ता , बगहा 


12-01-1982 


बगहा अनुमंडल 


एम0 ए0 
बी 0 एल 0 


( सं 0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-132 / 81/ 2595 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


7 जून 2010 
एस 0 ओ 0 138 - एस0 ओ0 137 दिनांक 21 जुलाई 2010 — का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-132/ 81/ 2595 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


The 7th June 2010 
S.O. 137 dated 21st July 2010 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Surendra Pandey , and 
whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section - 3 of the 
Notaries, Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub -rule ( 4) of Rule -8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification No. 250/J, dated 12th January 1982 to practice as notary 
again for the next five years from 12th January 2010 


बिहार गजट , 21 जुलाई 2010 


3 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


1 


Date of which the 

Area in 
name of the Notary 

Qualification 

which Notary Remarks 
has been entered in 

to practice 
the Register. 
3 

4 5 

6 
12-01-1982 

M.A. 

Bagha 
B.L. 

Sub -Division 
( File no .- A A.B.- 132/ 81/ 2595/ J ) 

By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , Secretary. 


2 
Advocate , 

Bagha 


Sri Surendra 
Pandey 


22 जून 2010 
एस0 ओ0 139 , दिनांक 21 जुलाई 2010 — नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज 

1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -3888 / जे0 , दिनांक 
26 अगस्त 2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री कपिल प्रसाद जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे 
अंकित है , को दिनांक 26 अगस्त 2009 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के 
लिए प्राधिकृत करते हैं । 


आवासीय एवं व्यवसायिक 


लेख्य प्रमाणक के नाम 


लेख्य प्रमाणक 
पंजी में नाम 
अंकित होने की 

तिथि 


अर्हता 


जिस क्षेत्र में 
व्यवसाय करने 
के लिए प्राधिकृत 
किया गया है 


अभ्युक्ति 


पता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री कपिल प्रसाद 


26.08.04 


अधिवक्ता, 
टेकारी अनुमंडल , गया 


गया 


बी 0 ए 0 टेकारी अनुमंडल , 

बी 0 एल 0 
( सं 0 सं0 - ए0/ नोट० ( एस ) -36/ 02/ 2792/ जे0 ) 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


22 जून 2010 
एस 0 ओ 0 140 - एस0 ओ0 139 दिनांक 21 जुलाई 2010 — का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए0/ नोट0(एस) -36/ 02 / 2792 / जे0 ) 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


The 22nd June 2010 
S.O. 139 dated 21st July 2010 — In In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2) of 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Kapil Prasad and 
whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no . 3888/J, dated 26th August 2004 to practice as notary 
again for the next five years from 26th August 2009 . 


4 


बिहार गजट , 21 जुलाई 2010 


Name of Notary 


Residential/ 
Professional 

address 


Qualification 


Date of which 
the name of 

Notary has 
been entered in 
the Register 

3 


Area in which 
Notary to 
practice . 


Remarks 


2 


4 


5 


6 


Sri Kapil Prasad 


26-08-04 


Advocate . Sub 
Divisional 
Court, Tekari 


B.A 
B.L 


Tekari Sub 
Division , Gaya 


( File no.- A/ Not( S )-36 /02/ 2792 /J ) 

By order of the Governor of Bihar, 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , Secretary . 


30 जून 2010 
एस0 ओ0 141, दिनांक 21 जुलाई 2010 — नोटरीज एक्ट , 1952( 53 , 1952 ) की धारा -5 (2) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम-8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या -5149/ जे0 , दिनांक 23 दिसम्बर 
2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राम जी सिंह जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है , को 
दिनांक 23 दिसम्बर 2008 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 


लेख्य प्रमाणक के 


आवासीय एवं 
व्यवसायिक पता 


लेख्य प्रमाणक पंजी 
में नाम अंकित 
होने की तिथि 


अर्हता 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
करने के लिए प्राधिकृत 

किया गया है 


अभ्युक्ति 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री राम जी सिंह 


23.12.03 


गया जिला 


अधिवक्ता , 
सिविल कोर्ट , गया 


बी 0 ए0 
एल 0 एल 0 बी 0 


( सं 0 सं0 - ए/ नोट ( एस ) -25/ 2001/ 2845 / जे 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


30 जून 2010 
एस0 ओ 0 142 - एस 0 ओ 0 141 दिनांक 21 जुलाई 2010 — का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं 0 सं 0- ए/ नोट (एस )-25/ 2001/ 2845/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


बिहार गजट , 21 जुलाई 2010 


5 


The 30th June 2010 
S.O. 141 dated 21st July 2010 — In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Ji Singh and whose detail 
according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section -3 of the Notaries Act , 
1952 ( 53 of 1952 ) and sub- rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules , 1956 by the State Government in Law 
Department Notification no. 5149 /J, dated 23rd December 2003 to practice as notary again for the next 
five years from 23rd December 2008 

Date of which the 
Residential/ 

Area in which 

name of Notary 
Name of Notary Professional 

Qualification Notary to Remarks 
has been entered 
address 

practice. 
in the Register 
2 3 

4 

5 

6 
Shri Ram Ji Advocate, Civill 23.12.03 

B.A. Gaya Distt . 
Singh Court, Gaya 

L.L.B. 


( File no .- A/ Not ( S ) -25 / 2001/ 2845 / J) 

By order of the Governor of Bihar , 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , Secretary . 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

30 जून 2010 
सं ० 1 / रा.स्था.-बि.सह.से. ( स्था .)- 04 / 10-2697 — बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक प्रभाग) को निम्न तालिका 
के कॉलम 2 में वर्णित पदाधिकारियों को कॉलम 6 में वर्णित शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण तिथि से कॉलम 4 में वर्णित पद एवं 
स्थान पर पदस्थापित किया जाता है एवं कॉलम 5 में उल्लिखित पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है : 

पदाधिकारी वर्तमान पदस्थापन 
क्रम 

नवपदस्थापन स्थान अतिरिक्त प्रभार 

अभ्युक्ति 
का नाम 

स्थान 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


श्री त्रिवेणी 
प्रसाद सिन्हा 


2 


श्री अनिरुद्ध 
सिंह 


संयुक्त निबंधक , स.स. , | प्रबंध निदेशक , बिहार 

अपर निबंधक , स.स., 
भागलपुर प्रमंडल , राज्य सह. बैंक लि .. 

बिहार, पटना । 
भागलपुर । 

पटना । 
संयुक्त निबंधक, स.स., 

प्रबंध निदेशक , 
तिरहुत प्रमंडल,, 

बिस्कोमॉन, पटना । 
मुजफ्फरपुर । 

राज्य अनुश्रवण 
प्रबंध निदेशक, संयुक्त निबंधक, 

पदाधिकारी, 
बिस्कोमॉन, पटना । स.स. , बिहार , पटना । | आई.सी.डी.पी. , बिहार , 

पटना । 


वाहय सेवा शर्त पर 
अपने ही वेतनमान में 

प्रतिनियुक्ति । 
वाह्य सेवा शर्त पर 

प्रतिनियुक्ति । 

सेवा वापस लेते 
हुए कार्यकारी व्यवस्था 
अन्तर्गत अपने ही 
वेतनमान में । 


श्री अशोक 


3 


कुमार झा 


श्री प्रदीप 


4 


संयुक्त निबंधक (पणन), 
स.स., बिहार, पटना । 


कुमार सिन्हा 


श्री सुर्यदेव 


संयुक्त निबंधक, स.स. , 
पटना प्रमंडल, पटना 

सेवा वापस लेते 
संयुक्त निबंधक , 

हुए 

कार्यकारी व्यवस्था 
स.स., सारण प्रमंडल , 

अन्तर्गत अपने ही 
छपरा । 

वेतनमान में । 


राज्य अनुश्रवण 

पदाधिकारी, 
आई.सी.डी.पी., बिहार, 

पटना । 


5 


संयुक्त निबंधक, 

तिरहुत 
प्रमंडल, मुजफ्फरपुर । 


स.स., 


मेहता 


6 


बिहार गजट , 21 जुलाई 2010 


क्रम 


पदाधिकारी 
का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 

स्थान 


नवपदस्थापन स्थान 


अतिरिक्त प्रभार 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री महेश 


6 


स.स., कोशी 


प्रसाद 


7 


श्री चक्रधर झा 


co 


श्री निसार 
अहमद 


9 


श्री दिनेश 
कुमार 


श्री मुकुल 


10 


कुमार सिन्हा 


11 


श्री चन्द्रशेखर 
सिंह 


12 


श्री राम प्रताप 
सिंह 


- 


संयुक्त निबंधक , 
संयुक्त निबंधक, स.स., 
पूर्णियाँ प्रमंडल , पूणियाँ । 

प्रमंडल , सहरसा । 
संयुक्त निबंधक, स.स., 
संयुक्त निबंधक , स.स., 
कोशी प्रमंडल, सहरसा । 

भागलपुर प्रमंडल, 

भागलपुर । 

प्रबंध निदेशक, दी मगध 
जिला सहकारिता 

वाह्य सेवा शर्त पर 
पदाधिकारी , 

सेन्ट्रल कोऑप. बैंक 
कटिहार । 

प्रतिनियुक्ति । 
लि ., गया । 
जिला सहकारिता जिला सहकारिता जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , बेगुसराय । पदाधिकारी, जमुई । पदाधिकारी , शेखपुरा 
प्रबन्ध निदेशक , सेन्ट्रल जिला सहकारिता प्रबन्ध निदेशक , सेन्ट्रल 
कोऑपरेटिव बैंक लि ., पदाधिकारी, भोजपुर, | कोऑपरेटिव बैंक लि ., | सेवा वापस लेते हुए । 
आरा । आरा । 

आरा । 
प्रबन्ध निदेशक , प्रबंध निदेशक, दी 

सेवा वापस लेते हुए 
समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय सेन्ट्रल जिला सहकारिता 
कोऑपरेटिव बैंक लि ., | कोऑपरेटिव बैंक लि ., पदाधिकारी, बेगुसराय । 

वाह्य सेवा शर्त पर 

प्रतिनियुक्ति । 
समस्तीपुर । 

बेगूसराय । 
सहायक राज्य अनुश्रवण उप महाप्रबंधक, बिहार 

सेवा वापस लेते हुए 
पदाधिकारी , 
राज्य सह. बैंक लि .. 

वाह्य सेवा शर्त पर 
आई.सी.डी.पी., बिहार, 
पटना । 

प्रतिनियुक्ति । 
पटना । 
जिला सहकारिता 

जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, सारण , 

पदाधिकारी,, सहरसा । 
छपरा । 

सहायक निबंधक 
जिला सहकारिता ( अ.र. ), स.स. , 
पदाधिकारी,, मुंगेर । कार्यालय निबंधक , 

स.स., बिहार, पटना । 
प्रबंध निदेशक, 

जिला सहकारिता 
मुंगेर - जमुई सेन्ट्रल 

सेवा वापस लेते 
पदाधिकारी , 
कोऑपरेटिव बैंक लि ., 
मुंगेर । मुजफ्फरपुर । 

प्रबंध निदेशक, दि 
जिला सहकारिता जिला सहकारिता कटिहार डिस्ट्रिक्ट 
पदाधिकारी, पूर्णियाँ । पदाधिकारी, कटिहार । सेन्ट्रल कोऑपरेटिव 

बैंक, कटिहार । 

जिला सहकारिता 
जिला सहकारिता जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, 
पदाधिकारी, बांका । पदाधिकारी, मुंगेर । 

लक्खीसराय । 
जिला सहकारिता 

जिला सहकारिता 
पदाधिकारी,, भोजपुर, 

पदाधिकारी , खगड़िया । 
आरा । 


13 


श्री जवाहर 
प्रसाद 


14 


श्री मो . हामीद 


15 


श्री विरेन्द्र 
ठाकुर 


हुए । 


16 


श्री कविन्द्रनाथ 
ठाकुर 


17 


श्री मनोज 
कुमार 

शर्मा 


श्री अंजुम 


18 


हसन अंसारी 


बिहार गजट, 21 जुलाई 2010 


7 


क्रम 


पदाधिकारी 
का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 

स्थान 


नवपदस्थापन स्थान 


अतिरिक्त प्रभार 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


सेवा वापस लेते 


19 


हुए । 


20 


सेवा वापस लेते हुए 
वाह्य सेवा शर्त पर 

प्रतिनियुक्ति । 


21 


वाह्य सेवा शर्त पर 
प्रतिनियुक्ति । 


22 


| 


23 


प्रबंध निदेशक , दी 

जिला सहकारिता 
श्री अजय बेगूसराय सेन्ट्रल 

पदाधिकारी , सारण , 
कुमार अलंकार कोऑपरेटिव बैंक लि ., 

छपरा । 
बेगूसराय । 
प्रबंध निदेशक , दी मगध 

सहायक राज्य अनुश्रवण 
श्री आलोक 

पदाधिकारी, 
रवि सेन्ट्रल कोऑप. बैंक 

आई.सी.डी.पी., बिहार, 
लि . , गया । 

पटना । 

प्रबन्ध निदेशक , 
श्री ललन सहायक निबंधक , स.स. 

मुजफ्फरपुर सेन्ट्रल 
कुमार शर्मा पूर्णियाँ अंचल, पूर्णियाँ । | कोऑपरेटिव बैंक लि ., 

मुजफ्फरपुर 

जिला सहकारिता प्र.नि. , समस्तीपुर 
श्री राम नरेश जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव 
पाण्डेय पदाधिकारी , वैशाली । 

समस्तीपुर । बैंक लि ., समस्तीपुर । 
सहायक निबंधक ( अ.र. ), 
श्री विकाश 

स.स., कार्यालय जिला सहकारिता 
रंजन प्रसाद निबंधक , स.स., बिहार, | पदाधिकारी,, बक्सर । 

पटना । 
जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, रोहतास, 
श्री दीनानाथ 

जिला सहकारिता 
सासाराम ( सम्प्रति 
मिश्र 

पदाधिकारी , मधेपुरा । 
अर्जित अवकाश का 

अभ्यावेदन ) 

जिला सहकारिता 
श्री पशुपति 

जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, नालन्दा, 
पासवान 

पदाधिकारी, बांका । 
बिहारशरीफ । 
प्रबंध निदेशक , दि 

जिला सहकारिता 
कटिहार डिस्ट्रिक्ट 
श्री रमण झा 

पदाधिकारी, 
सेन्ट्रल कोऑपरेटिव 

सीतामढ़ी । 
बैंक, कटिहार । 
सहायक निबंधक , स.स. , सहायक निबंधक , 
उदाकिशनगंज अंचल, 

स.स., सीतामढी 
प्रकाश 

उदाकिशनगंज । अंचल, सीतामढ़ी । 

जिला सहकारिता जिला सहकारिता 
श्री बिरेन्द्र 

पदाधिकारी, पदाधिकारी, नालन्दा , 
कुमार 
मुजफ्फरपुर । 

बिहारशरीफ । 
प्रबन्ध निदेशक, 

उप महाप्रबंधक, 
श्री शशि मुजफ्फरपुर सेन्ट्रल 

बिहार राज्य सह. 
शेखर सिन्हा कोऑपरेटिव बैंक लि ., 

बैंक लि ., पटना । 
मुजफ्फरपुर । 


24 


25 


26 


सेवा वापस लेते 

हुए । 


श्री नयन 


27 


28 


29 


सेवा वापस लेते हुए 
वाह्य सेवा शर्त पर 

प्रतिनियुक्ति । 


श्री बब्बन 


30 


जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, 
लक्खीसराय । 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, रोहतास, 

सासाराम । 


मिश्रा 


8 


बिहार गजट, 21 जुलाई 2010 


क्रम 


पदाधिकारी 
का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 

स्थान 


नवपदस्थापन स्थान 


अतिरिक्त प्रभार 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


31 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, सीतामढ़ी । 


- 


श्री यतीन्द्र 
किशोर 
कुशवाहा 
श्री सैयद 
सरवर हुसैन 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, वैशाली, 

हाजीपुर । 
सहायक निबंधक , 
स.स., ( बुनकर ). 
बिहार, पटना । 
जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, पूर्णियाँ । 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, बक्सर । 
प्राचार्य, सह.प्रशि . 


32 


सेवा उधोग विभाग 

को समर्पित । 


श्री नित्यानन्द 


33 


संस्थान, पूसा , 


प्रबंध निदेशक , के.सह. 
बैंक लि ., पूर्णियाँ । 


दास 


समस्तीपुर । 


( 2) अचिन्हित पदों पर पदस्थापन गैर संवर्गीय चिन्हित कुल पदों को अपरिवर्तित रखते हुए समायोजन के द्वारा 
किया गया है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
लियान कुंगा, विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 18-571 + 50- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 21 जुलाई 2010 


9 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, 

( पशुपालन ) 


अधिसूचनाएं 

14 जुलाई 2010 
सं ० 4 पी 0 (2) 33 / 05–40पा0-2191 — बिहार पशुधन विकास अभिकरण ( बी 0 एल 0 डी 0ए0), पटना के वायलॉज के 
धारा -11 ( 2) में प्रदतशक्तियों के आलोक में दिनांक 8 फरवरी 2010 को प्रोजेक्ट गवर्निग काउन्सिल ( पी 0 जी 0 सी 0) की बैठक में लिए 
गए निर्णय के आलोक में डा 0 इन्द्रभान प्रसाद, सेवानिवृत, परियोजना पदाधिकारी, फ्रोजेन सिमेन बैंक, पटना को गर्भ विज्ञान विशेषज्ञ के 
रूप में बी ०एल० डी ० ए०, पटना के पी 0 जी 0 सी 0 के अतिरिक्त सदस्य मनोनित किया जाता है । इनका कार्यालय तीन वर्ष का होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राम नरेश प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव । 


( सं 0 सं 0 4 पी 0 (2) 13/08 प 0पा0-2977 / 2010) 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 

( पशुपालन ) 


- 


1 . 


2 . 


संकल्प 

14 जुलाई 2010 
विलुप्त हो रहे पशु प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पशु 
अनुवंशीय संसाधन समिति का गठन भारत सरकार के निदेश पर करने का निर्णय लिया गया है । समिति का सदस्य निम्नवत् होंगे । 

प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार , पटना - अध्यक्ष 

निदेशक पशुपालन, बिहार , पटना - सदस्य 
3. डीन ( पशु विज्ञान संकाय), बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना - सदस्य 

डा 0 एच 0 आर 0मिश्रा, सेवा निवृत, कुलपति - सदस्य 
5. निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान , पटना - सदस्य सचिव 
6 . वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य 

आई 0 सी 0 ए 0 आर 0 के प्रतिनिधि बाल्मी परिषर, पटना - सदस्य 
8. आई0 सी 0 ए0 आर0 के प्रतिनिधि बाल्मी परिषर, पटना - सदस्य 
9. डेयरी मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि - सदस्य 


4 . 


7 . 


10 


बिहार गजट , 21 जुलाई 2010 


उपरोक्त समिति पशु अनुवंशीय के उपलब्धता / स्थान / उसका उपयोग का अध्ययन कर उसके संरक्षण के लिए सुझाव 
देगी । स्थानीय विलुप्त हो रहे प्रजातियों के संरक्षण के लिए राज्य पशुपालन नीति तैयार करने लिए सुझाव देगी । 

राज्य स्तरीय पशु अनुवंशीय संसाधन समिति की बैठक साल में दो बार होगी । बैठक में भाग लेने वाले गैर सरकारी सदस्यों 
को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता आदि का भुगतान नियमानुसार विभाग द्वारा की जायेगी । 

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण के सूचनार्थ इसे राज्य पत्र में प्रकाशित किया जाय तथा संकल्प की एक सौ 
मुद्रित प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराई जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
(ह ०) अस्पस्ट, संयुक्त सचिव | 


सं ० 9 / अं ० विविध 18 / 2008-2252 

वित्त विभाग 


संकल्प 

3 मार्च 2010 
विषय: - महालेखाकार, बिहार के स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थानों / शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक 

लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो की समीक्षा एवं इनके अनुपालन की कार्रवाई किये जाने हेतु त्रिस्तरीय समितियों का गठन । 

राज्य के पंचायतीराज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों को एक बड़ी राशि प्रतिवर्ष प्राप्त होती है, जिनका लेखा 
परीक्षण महालेखाकार, बिहार, के पर्यवेक्षण में स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है । स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा वार्शिक 
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया जाता है । वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा / अनुपालन किये 
जाने हेतु प्रधान महालेखाकार ( लेखा परीक्षा), बिहार द्वारा उच्चस्तरीय समिति के गठन का सुझाव प्राप्त हुआ है । 

2. राज्य सरकार द्वारा प्रधान महालेखाकार ( लेखा परीक्षा), बिहार के सुझाव के आलोक में एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण 
से निम्नलिखित त्रिस्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया है : 


1. जिला स्तरीय समिति 


- 


जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त , 


अध्यक्ष 


II 


जिला पंचायती राज पदाधिकारी 


सदस्य सचिव 
(पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में ) 
सदस्य सचिव 
( शहरी निकायों के संदर्भ में ) 


III जिला 

जिला मुख्यालय में अवस्थित नगर निगम / नगर पालिका के 

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 
IV प्रमंडल स्तर पर पदस्थापित वित्त ( अंकेक्षण ) विभाग के उप 

लेखा नियंत्रक 


सदस्य 


V 


सदस्य 


महालेखाकार ( लेखा परीक्षा) कार्यालय के स्थानीय लेखा 
परीक्षक के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि 


2. विभाग स्तर की समिति 


अध्यक्ष 


- 


( क ) नगर विकास विभाग 

नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव / सचिव 

प्रधान महालेखाकार ( लेखा परीक्षक ) के प्रतिनिधि- स्थानीय लेखा परीक्षक 
III सचिव (व्यय ), वित्त विभाग / मुख्य लेखा नियंत्रक 
IV विभागीय अंकेक्षण समिति के प्रभारी संयुक्त सचिव / उप सचिव 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य सचिव 


बिहार गजट , 21 जुलाई 2010 


11 


( ख ) पंचायतीराज विभाग 


I 


पंचायतीराज विभाग के प्रधान सचिव / सचिव 


- 


अध्यक्ष 


II 


प्रधान महालेखाकार ( लेखा परीक्षक ) के प्रतिनिधि- स्थानीय लेखा परीक्षक 


सदस्य 


III सचिव (व्यय ), वित्त विभाग / मुख्य लेखा नियंत्रक 


- 


सदस्य 


IV 


विभागीय अंकेक्षण समिति के प्रभारी संयुक्त सचिव / उप सचिव 


- 


सदस्य सचिव 


3. उच्चस्तरीय समिति 


- 


वित्त विभाग के प्रधान सचिव 


अध्यक्ष 


सदस्य 


II प्रधान महालेखाकार ( लेखा परीक्षा ) 
III ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव / सचिव 
IV नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव / सचिव 


सदस्य 


सदस्य 


V 


पंचायतीराज विभाग के प्रधान सचिव / सचिव 


सदस्य 


VI स्थानीय लेखा परीक्षक , बिहार 


सदस्य सचिव 


3. शहरी निकायों एवं पंचायतीराज संस्थानों के संदर्भ में प्राप्त अंकेक्षण कंडिकाओं / प्रतिवेदनों के निराकरण की 
समीक्षा एवं अनुपालन जिला स्तरीय समिति द्वारा कराया जायेगा । 

4. विभाग स्तर पर गठित समिति अपने - अपने विभाग से संबंधित जिला स्तरीय समिति द्वारा निष्पादित अंकेक्षण 
कंडिकाओं / प्रतिवेदनों की समीक्षा करेगी तथा विभाग से संबंधित कंडिका यदि कोई हो , का निराकरण कराएगी । 

5. उच्चस्तरीय समिति छ: माह में एक बार बैठक कर विभाग स्तरीय समितियों एवं जिला स्तर समिति के कार्य 
कलापों की समीक्षा करेगी और आवश्यक दिशा निर्देश देगी । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस बिहार गजट के अगले साधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी 100 प्रतियाँ 
वित्त विभाग, बिहार, पटना का हस्तगत करायी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रबीन्द्र पवार, सचिव, (संसाधन ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 18-571 + 120 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


